निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 ज्येष्ठ 1932 ( श ) 
पटना , सोमवार , 24 मई 2010 


( सं० पटना 335 ) 


भवन निर्माण विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


13 मई , 2010 


सं0 भ0/ स्था0 -1 - विविध -935/09 -3765 ( भ) — अधिसूचना संख्या 1119( भ.), दिनांक 15 फरवरी 2010 
द्वारा निर्गत श्री फुलेश्वर प्रसाद मंडल , तत्कालीन स्थानिक अभियंता , बिहार भवन , नई दिल्ली के निलंबनादेश 
को सी . डब्लू. जे. सी . संख्या 5739/ 10 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 अप्रील 2010 को पारित 


अंतरिम आदेश के आलोक में तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


घनश्याम राम , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 335 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic.in 


